निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 चैत्र 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 319 ) पटना , मंगलवार , 12 अप्रील 2016 


गृह ( आरक्षी) विभाग 


अधिसूचना 

8 अप्रील 2016 
सं0 2 / सी01 - 20 - 04 / 2013 ( खंड) - 2770 — श्री रणजीत कुमार रजक, पुलिस उपाधीक्षक ( परिक्ष्यमान ) 
(बि०पु०से०), सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर, भागलपुर के विरूद्ध पुलिस महानिरीक्षक , आर्थिक अपराध इकाई के 
पत्रांक - 53 दिनांक 05.01.2016 द्वारा प्रतिवेदित आर्थिक अपराध थाना कांड सं0 - 23 / 12 दिनांक 20 .10. 2012 के 
अंतर्गत धारा - 420 468, 473, 120 बी0 भा0द0वि0 के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त होने एवं उक्त मामले में माननीय 
न्यायालय अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी पटना के द्वारा दिनांक 11.05. 2015 को संज्ञान Cognizance लिए जाने 
के फलस्वरूप आर्थिक अपराध में संलिप्त पाये जाने के आरोप में इन्हें बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण अपील 
नियमावली 2005 के नियम 9 (1) ( ग ) के अंतर्गत तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

( 2) निलंबन के अवधि में श्री रजक का मुख्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक कोसी प्रमंडल , सहरसा रहेगा । 
( 3 ) निलंबन की अवधि में श्री रजक को बिहार सेवा संहिता के नियम 96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय 

होगा । 
( 4) निलंबन की अवधि में श्री रजक सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे । 
( 5 ) श्री रजक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

देव नारायण मंडल, 
सरकार के संयुक्त सचिव ।. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 319 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette.bih .nic . in 


